. 


MAN 


1 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 वैशाख 19 3 7 ( श०) 


संख्या 2 87 


राँची , बुधवार 


___ 13 मई, 20 15 ( ई० ) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


संकल्प 
11 मई , 2 0 15 


विषयः . राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची के दन्त चिकित्सा महाविद्यालय के लिए विभिन्न प्रकार के 

कुल- 115 पदों ( शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक के सृजन के संबंध में | 


संख्या - 11 / रिम्स ( स्था0 )- 01- 11/ 20 13 - 88 ( 11).. तत्कालीन राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय 
एवं अस्पताल को नवगठित झारखण्ड राज्य के गठन के उपरांत विभागीय अधिसूचना सं0 - 518 ( 1) 
दिनांक 12 अगस्त, 02 द्वारा राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची के रूप में परिणत करते हुए 
स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में मान्यता दी गयी । 


2 . रिम्स अधिनियम, 2002 की धारा • 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 
100 सीटों वाला एक दन्त चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है । 


3. राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर में दन्त चिकित्सा महाविद्यालय का भवन बनकर तैयार 
है । सरकार से स्वच्छता प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है जिसके आधार पर रांची विश्वविद्यालय, रांची 
द्वारा संबद्धता प्रदान की जा चुकी है । 100 सीटों वाले दन्त चिकित्सा महाविद्यालय को भारतीय दन्त 


2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 13 मई, 2 0 15 
चिकित्सा परिषद ( DCI – Dental Council of India ) से मान्यता प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के 
115 पदों ( शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक) के सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है, जो 
निम्नवत है: 


a. Teaching Post के लिए : 


क्र0 


पद का नाम 


नया वेतनमान 


ग्रेड पे 


पद सृजन हेतु पदों की 

संख्या 


Principal 


PB- IV 37400 - 67000 


8700 


Professor 


PB- IV 37400 - 67000 


8700 


3 


Reader 


PB- III 156 00 - 3 9 100 


7600 


Lecturer 


PB- III 15600 - 39100 


6600 


Tutor 


PB- II 9300 - 34800 


5400 


30 


Total 


b. Non- Teaching Post के लिए : 


क्र० 


पद का नाम 


नया वेतनमान 


ग्रेड पे 


पद सृजन हेतु पदों की 

संख्या 


PB- II 9300 - 34800 


4800 


1 


Administrative 
Officer 
Secretary to Dean 


PB- II 9300 - 34800 


4200 


PRO 


PB- II 9300 - 34800 


4800 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 13 मई , 2015 


PB- II 93 00 - 3 4 8 0 0 


4200 


Manager/Office 
Superintendent 
Lower Divisional 
Clerk 
Receptionist 


PB- I 5200 - 20200 


1900 


9 


PB-I 5 2 00 - 2 0 200 


2000 


Librarian 


PB- II 9300 - 34800 


4200 


PB- I 5200 - 20200 


18 00 


20 


Chair 

Side 
Attendant 
Dental Mechanics 


PB-I 5200 - 20200 


2400 


10 


PB- I 5200 - 20200 


2400 


11 


Dental Hygienist 
| Radiographer 


PB- I 5200 - 20200 


2800 


Total 


55 


4 . अत: गैर योजना बजट शीर्ष. 2 2 10 - चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य . 05 - चिकित्सा शिक्षा 
प्रशिक्षण और अनुसंधान - 10 5 - एलोपैथ- 06 - राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान सहायक अनुदान मद के 
अन्तर्गत कुल 5,45,92,680 ( पांच करोड़ पैंतालीस लाख बानबे हजार छ: सौ अस्सी) रू0 मात्र के 
अनुमानित वार्षिक लागत पर 115 पदों के सृजन किया जाता है | 

5 . यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रवृत्त समझा जाएगा। एतद् संबंधी सभी अधिसूचनाएं, 
संकल्प , नियम एवं नियमावली, आदेश/ अनुदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

के0 विद्यासागर , 


सरकार के प्रधान सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 2 87 - 50 । 


